निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 697 ) 


9 अग्रहायण 1933 ( AO ) 
पटना , बुधवार, 30 नवम्बर 2011 


संसदीय कार्य विभाग 


20 


अधिसूचनाएं 

21 अक्तूबर 2011 
सं0 सं0का0 - 1 / शपथ / प्रतिज्ञान(वि०स० / वि०प०) – 4025 / 2006 - 1975 — बिहार - राज्यपाल का दिनांक 
अक्तूबर, 2011 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है: 

"भारत के संविधान के अनुच्छेद - 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , 

देबानन्द कुँवर, बिहार का राज्यपाल , इसके द्वारा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, 
श्री उदय नारायण चौधरी को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ , जिसके समक्ष, बिहार 
विधान - सभा उप -निर्वाचन , 2011 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 109 – दरौंदा 
से निर्वाचित सदस्या अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण 

करेंगी । 
पटना , 

देबानन्द कुँवर 
दिनांक 20 अक्टूबर , 2011 

राज्यपाल, बिहार ।" 


( ह० ) 
नवनीत रंजन तिवारी, 

विशेष कार्य पदाधिकारी । 

21 अक्तूबर 2011 
सं0 सं0का0 - 1 / शपथ / प्रतिज्ञान(वि०स० / वि०प०) - 4025 / 2006 - 1976 अधिसूचना संख्या 1975, दिनांक 21 
अक्तूबर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा 
जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवनीत रंजन तिवारी, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


ROER JGIC (31HTERUT ), 30 Gadaf 2011 

The 21st October, 2011 
No P . A .- 1 /Oath / Affi. (Vi. Sa . /Vi.Pa.)- 4025 /2006 - 1975 — The following order of 
the Governor of Bihar dated the 20th October , 2011 is hereby published for general 
information : 


“ In exercise of the powers conferred upon me under Article 188 of 

the Constitution of India , I, Devanand Konwar, Governor of 
Bihar, hereby appoint Shri Uday Narain Chaudhary , Speaker, 
Bihar Legislative Assembly to be the Person before whom the 
member elected in the Bihar Legislative Assembly Bye 
Election , 2011 from Assembly Constituency No. 109 
Daraundha, shall before taking her seat, make and subscribe 
Oath or affirmation . 


Patna, 
Dated the 20th October, 2011. 


DEVANAND KONWAR 

Governor of Bihar. ” 


Sd ./ 
NAVNEET RANJAN TIWARI, 

O . S . D . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC (3HTERUT ) 697 -571 + 10 - Ocotton 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


